निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1932 ( श ) 
( सं0 पटना 696 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 अक्तूबर 2010 


श्रम संसाधन विभाग 
- - - - - - - - - 

अधिसूचना 

27 सितम्बर 2010 
एस0 ओ0 217, दिनांक 7 अक्तूबर 2010 — श्रमिक संघ अधिनियम - 1926 की धारा 3( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल के आदेशानुसर एतत् संबंधी पूर्व में निर्गत सभी अधिसूचनाओं 
को अवक्रमित किया जाता है तथा श्री मसूद हसन , श्रमायुक्त , बिहार को बिहार राज्य के उक्त अधिनियम के 
प्रावधानों के अन्तर्गत निबंधक श्रमिक संघ बिहार नियुक्त किया जाता है । 

( संख्या - 3/ टी2 - 09/ 2010श्र0सं — 3880 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

भूपेन्द्र कुमार सिंह , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 

27 सितम्बर 2010 
एस0 ओ0 218 — एस0 ओ0 217, दिनांक 7 अक्तूबर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
नियम - 348 खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा । 

( संख्या - 3/ टी2 - 09/ 2010श्र0सं — 3881 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
___ भूपेन्द्र कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 अक्तूबर 2010 

The 27th September 2010 
S .O . 217 dated 7th October , 2010 — In exercise of powers conferred by Sub 
Section (1 ) of Section- 3 of the Trade Union Act 1926 ( Act- xvi of 1926 ) the Governor of 
Bihar Please to order Suppression of all Previous notification in this regard and appoint 
Masood Hasan , Labour Commissioner, Bihar to the Registrar of Trade Union for the 
whole of the State of Bihar. 

( No -3/ T2- 09/ 2010 LR _ 3880 ) 
By order of the Governor of Bihar, 

BHUPENDRA KUMAR SINGH , 
Joint Secretary to the Government of Bihar . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 696-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


